Regd No. NW /CH - 3 


2 


COU1.0 


Haryana Government Gazette 


Published by Authority 


Covt . ai Haryana 


No. 501 


CHANDIGARH , TUESDAY , DECEMBER 16 , 1986 (AGRAHAYANA 25, 1908 SAKA ) 


CONTENTS 


Pages 
3243--3318 


Nil 


7-8 


Nil 


367-373 


Nil 


Nil 


PART 1 --Haryana Government Notifications and Orders 
PARI I- A - Notifications by Local Government 
PART 1-B - Notifications by Commissioners and Deputy Commissioners 
PART II -- Statutory Notification of Election Connission of India - Other Notifications and 

Republications from the Gazette of India 
PART III— Notifications by High Court : Director of Industries ; Advertisement and 

Notices , etc. 
PART III- A -- Notifications by the Universities 
PART III- B - Court Notices 
PART IV - Acts, Bills and Ordinances from the Gazette of India 
PART V - Notifications by Haryana State Legislature 
SUPPLEMENT PART 1 -- Statistical - Tender Notice No. 19 of 1986-87 
SUPPLEMENT PART II - General Review 
LEGISLATIVE SUPPLEMENT - Contents 
Ditto 

PORT Acts 
Ditto 

PART II - Ordinance 
Ditto 

PART III — Delegated Legislation 
Ditto 

PART IV - Correction Slips , Republications and Replacements 


Nil 


31-32 


497-504 


Nil 
clvi 
Ni 

Nil 
975-1004 

Nil 


PARTI 
Haryana Government Notifications and Orders 
GENERAL ADMINISTRATION (SERVICES) 

The 8th December , 1986 
No. 50 / 110 /86 - S (1 ) ( A ).— Under the provisions of clause (c) of section 3 of the Land 
Acquisition Act, 1894 , the Governor of Haryana is pleased to appoint Shri Raj Kumar , Additional Director , 
Urban Estates, Haryana to perform the functions of a Collector under the said Act within the 
limits of Haryana State for a period of one year or till he holds the post of Land Acquisition Officer, which 
ever is earlier . 

No. 50 / 110 /86- (1) ( B ).- In exercise of the powers conferred by section 21 of the Code of 
Criminal Procedure, 1973 , the Governor of Haryana hereby appoints Shri Raj Kumar, Additional 
Director, Urban Estates , Haryaua as special Executive Magistrate for the whole of the State of 


Price : ks" 1.60 Paise 


( 3243 ) 


Complete Copy : Rs . 5.75 


3244 


HARYANA GOVT GAZ ., DEC . 16 , 1986 (AGHN . 25 , 1908 SAKA ) 


[ PARTI 


Haryana . He will exercise the powers under section 129 and 144 of the Code of Criminal Procedure 
1973, for a period of one year or till he holds the post of Land Acquisition Officer, whichever is 
earlier . 

L. S. M. SALINS , 

Joint Secretary . 
श्रम विभाग 

शुद्धि पत्र 

दिनांक 10 दिसम्बर , 1986 
सं ० ओ ० वि ०/ एफ ० डी ०/ 88-86 / 46481. - हरियाणा सरकार के अधिसूचना क्रमांक स० प्रो ० वि ० एफडी/ 88-86/ 
25925, दिनांक 22 जुलाई , 1986 जो कि हरियाणा राज्य पत्रिका, दिनांक 29. जुलाई , 1986, पृष्ठ 2173 पर छपा है में 
संस्था का नाम " मै ० डावरी वाला स्टील इन्जीनियरिंग , प्र ० लि ० , प्लाट नं 136, सैक्टर 24, फरीदाबाद " के स्थान पर संस्था 
का नाम मै ० " डावरी वाला स्टील एण्ड इन्जिनियरिंग कम्पनी लिक , प्लाट नं 0 136, सैक्टर 24, फरीदाबाद " पढ़ा जाय । 


स ० ओ ० वि ०/ हिसार /112-86/ 46617.--हरियाणा सरकार के अधिसूचना क्रमांक प्रो. वि./ हिसार 112-86/ 34563 , 
दिनांक 18 सितम्बर, 1986 जो कि हरियाणा राज्य पत्रिका दिनांक 30 सितम्बर, 1986, पृष्ठ 2710 पर छपा है में शब्द 
" कार्यकारी अभियन्ता , एच . एस . एम. आई. टी . सी . मण्डल नं 0 2, फतेहाबाद हिसार के स्थान पर कार्यकारी अभियन्ता , 
एस . एम . आई. टी . सी ., मण्डल नं ० 2, फतेहाबाद लाईनिंग, हिसार " पढ़ा जाये । 

प्रार ० एस ० अग्रवाल , 
उप सचिव, हरियाणा सरकार , 

श्रम विभाग । 
राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 8 दिसम्बर , 1986 
ऋामांक 1095-ज ( 2)-86/ 37514 - श्री ज्ञानी राम , पुत्र श्री लाल चन्द , गांव मोखरा , तहसील महम , जिला 
रोहतक , को दिनांक 16 जून , 1986, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप , हरियाणा राज्यपाल के पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 
1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं ( ए)( 1 ए) 
तथा 3( 1 ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री ज्ञानी राम की मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर, 
जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना 94-र-( 4)-66/783, दिनांक 22 मार्च, 1967 तया अधिसूचना क्रमांक 5041- पार 
III - 70 / 2950 5, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970, तथा अधिसूचना क्रमांक 1789- जे- (1)-79/44040, दिनांक 30 अक्तूवर , 
1979 द्वारा मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती चलती देवी के नाम रबी, 1987 से 300 रुपये वार्षिक की दर 
से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते है । 


सोम नाथ , 


अवर सचिव, हरियाणा सरकार, 
राजस्त्र ( ए ० एण्ड जे ० ) विभाग । 


LATE NOTIFICATIONS 


